रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 3899 ] 
No. 3899 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ.- O1092022-238494 


CG - DL - E - 01092022-238494 


5840 GI / 2022 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप- खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , बुधवार , अगस्त 31 , 2022 / भाद्र 9 , 1944 

NEW DELHI , WEDNESDAY , AUGUST 31 , 2022 / BHADRA 9 , 1944 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 31 अगस्त , 2022 

— 

का.आ. 4073 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3101 ( अ ) दिनांक 06.07.2022 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के अल्लुरी सीतारामा राजू जिले 
में ( पड़ेरु से अरकू ) ( उप टू न्यू बल्लूगुड़ा ) राष्ट्रीय राजमार्ग सं . 516 इ के कि.मी. 2.400 से कि.मी .51.772 तक के 
भूखण्ड 
के निर्माण ( चौड़ीकरण / पेव्ड शोल्डर सहित / 2 लेन का बनाना आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस 
अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " 08.07.2022 " 
को " आंध्र प्रभा " और " द हिन्दू " दोनों में प्रकाशित किया गया था 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


अननुज्ञात कर दिया 


केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


( 1 ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


2 


1 


राज्य का नाम : आंध्र प्रदेश 

जिले का नाम : अल्लुरी सीतारामा राजू 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति भूमि का क्षेत्रफल 
संख्या 

( हेक्टेयर में ) 

5 


अनुसूची 

आंध्र प्रदेश राज्य के अल्लुरी सीतारामा राजू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं . 516 इ के कि.मी .2.400 से कि.मी .51.772 के 
लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण | 


2 


2 


3 


4 


5 


1 


2 

3 

तालुक का नाम : अराकू घाटी 

गांव का नाम : गद्यागुड़ा 

निजी 


47-2A 


गांव का नाम : न्यू भल्लूगुडा 

निजी 


5-5A 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


तालुक का नाम : हुकुम्पेता 

गांव का नाम : कोण्टापल्ले 


53-2A 


54-3 


54-5 


54-6 


63-2A 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


4 


मानवरी 


मानवरी 


रैतिवारी पुंजा 


रैतुवारी 

मानवरी 


रैतुवारी 

मानवरी 


रैतुवारी 

मानवरी 


रैतुवारी 

मानवरी 


0.0445164 


0.0202347 


0.0566572 


0.1942529 


0.0890328 


0.0323756 


0.0121408 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


दूरिया रामचंद्रु दू स / ओ मुकुंदू 
( ४७ - २ ए ) 


किल्लो दोंनो स / ओ भीमा 

( ५ - ५ ए ) 


१. रमन्ना डोरा सोमबाबू स / ओ बलांना 
२. रमन्ना डोरा कोंडाबाबू स / ओ 

| मलाणा 

( ५३ - २ ए २ ) 


कोर्रा चन्द्रराव स / ओ बोज्जन्ना 

( ५४ - ३ ए १ ) 


१. गेमली चंद्रम्मा व / ओ पेतममा २ . 

गेमली कोथांना स / ओ एंडानना 

( ५४ - ५ ए ) 


पुजारी अनिल कुमार स / ओ भास्कर 

राओ 

( ५४-६ ए ) 


ओलुगु चिट्ठीबाबू स / ओ बोज्जन्ना 

( ६३ - २ ए २ ) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


63-6 


गांव का नाम : रंगासीला 


103-1 


111-1 


111-2P 


111-4 P 


111-5 P 


111-6 P 


112-1 


18-1 


15 18-2 


सरकारी 


16 19-4 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


गेड़ा पोरम्भोक 0.0364225 


| ए डब्ल्यू डी 


सारकार 
मानवारी 


| सारकार 

मानवारी 


सारकार 

मानवारी 


सारकार 

मानवारी 


| सारकार 

मानवारी 


सारकार पुंजा 


रेटिवारी पुंजा 


रेटिवारी पुंजा 


| सारकार 

मानवारी 

कुल 


0.0040469 


0.1740186 


0.1497369 


0.0040469 


0.1578308 


0.072845 


0.0526103 


0.0364225 


0.0080939 


0.0040469 


1.1493316 


गिट्ठा 

( ६३ - ६ ) 


कुमड़ा चिनदाम्बु स / ओ मोढू 
( १०३ - १ ए ) 


१ . कुमड़ा धोनु स / ओ इरमणिदु २ . लेक 

लष्मणना स / ओ जगबंधु 

( १११ - १ ) 


१ . कुमड़ा धोनु स / ओ इरमणिदु २ . 

कुमड़ा श्रीराम स / ओ धोनु 

( १११-२ बी ) 


कोर्रा कार्तिक स / ओ मोस्य 

( १११ - ४ बी ) 


१ 

. किल्लो डोम्बु स / ओ गुरु २ . लेक 

जातीय स / ओ सोमरा 

( १११ - ५ बी ) 


किल्लो डोम्बु स / ओ सोररु 

( १११ - ६ बी ) 


१ . लेक जातीय स / ओ सोमणा २ . लेक 

| गुरु स / ओ गसांना 

( ११२-१ ए ) 


कुमड़ा चिरंजीवी 
( १८ - १ बी १ ) 


3 


कुमड़ा धोनु स / ओ इरमणिदु 
( १८-२ बी ) 


वंथला तम्मन्ना स / ओ जगबंधु 
( १ ९ -४ बी ) 


[ फा . सं . LA / vspm / A1 / 2018 dt : 25.10.2018 / 3D ] 

राजेश गुप्ता , निदेशक 


4 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 31st August , 2022 

S.O. 4073 ( E ) . Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways , number S.O 3101 ( E ) Dated 06.07.2022 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National 
Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building 
( widening / two - laning , etc ) Maintenance , management and operation of National Highway No 516E on the 
stretch of land from Km 2.400 to Km 51.772 ( Paderu to Araku ) ( upto New Balluguda ) in the district of 
Alluri Sitharama Raju in the state of ANDHRA PRADESH 


And whereas the substance of the said notification has been published in " " ANDHRA PRABHA " 
and " THE HINDU " both dated 08.07.2022 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by 
the competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority 
has submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 

SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of 
land from km . 2.400 to km . 51.772 of the National Highway 516E in the district of Alluri Sitharama 
Raju in the State of ANDHRA PRADESH 


State : ANDHRA PRADESH 

SI . 

No. 


1 


2 


- 


2 


1 


Survey 
Number 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


47-2A 


Taluk : Araku Valley 

Village : Gadyaguda 


5-5A 


2 


53-2A 


Type of Land 


54-3 


Village : New Bhalluguda 


Private 


Taluk : Hukumpeta 

Village : Kontapalle 


3 


Private 


Private 


Private 


District : Alluri Sitharama Raju 
Nature of Land 

Area in 
Hectare 


4 


Manavari 


Manavari 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


5 


Raituvari 

Manavari 


0.0445164 


0.0202347 


Raitivari Punja 0.0566572 


0.1942529 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No : 
6 


Duriya Ramchandru du S / o Mukundu 
47-2A 


Killo Donnu S / o Bheema 
5-5A 


1.Ramanna dora Sombabu S / o Balanna 
2.Ramanna dora Kondababu s / o 


Malanna 

53-2A2 


Korra Chandrarao s / o Bojjanna 
54-3A1 


[ HTII U 3 ( ii ) ] 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


10 


11 


12 


13 


14 


54-5 


16 


54-6 


63-2A 


63-6 


103-1 


111-1 


111-2 P 


Village : Rangaseela 


111-4 P 


111-5 P 


111-6 P 


112-1 


18-1 


15 18-2 


Private 


19-4 


Private 


Private 


Government 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Raituvari 
Manavari 


Raituvari 

Manavari 


Raituvari 

Manavari 

GEDDA 

PORAMBHOKE 


AWD 


Sarkar manavari 


Sarkar manavari 


Sarkar manavari 


Sarkar manavari 


Sarkar manavari 


Sarkar Punja 


Raitivari Punja 


Raitivari Punja 


Sarkar manavari 


TOTAL 


0.0890328 


0.0323756 


0.0121408 


0.0364225 


0.0040469 


0.1740186 


0.1497369 


0.0040469 


0.1578308 


0.072845 


0.0526103 


0.0364225 


0.0080939 


0.0040469 


1.1493316 


1. Gemmeli Chandramma w / o 

petamma 2. Gemmeli kothanna s / o 
Yendanna 

54-5A 


Pujari Anil Kumar s / o Bhaskar rao 
54-6A 


Olugu Chittibabu s / o Bojjanna 
63-2A2 


Gedda 
63-6 


Kumada Chinadombu s / o Moddhu 
103-1A 


1.Kumada Dhonnu s / o Eramnaidu 2 . 
Lake Laxmannna s / o Jagabandhu 
111-1 


1.Kumada Dhonnu s / o Eramnaidu 2 . 

Kumada Sriram s / o Dhonnu 

111-2B 


Korra Karthik s / o Mosya 

111-4B 


1.Killo Dombu s / o Guru 2. Lake Jatiya 

s / o Somara 

111-5B 


Killo Dombu s / o Sorru . 
111-6B 


1. Lake Jatiya s / o Somanna 2. Lake 
Guru s / o Gasanna 

112-1A 


Kumada Chiranjeevi 
18-1B1 


Kumada Dhonnu s / o Eramnaidu 
18-2B 


5 


Vanthala Thammanna s / o Jagabandhu 
19-4B 


[ F. No. LA / vspm / A1 / 2018 dt : 25.10.2018 / 3D ] 


RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 

Date : 2022.09.01 16:09:59 + 05'30 ' 


